सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या- 460 राँची, शुक्रवार , 


10 ज्येष्ठ, 1941 ( श ० ) 
31 मई , 2019 ( ई ० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


संकल्प 
28 मई , 2019 


, 


. 


- 


संख्या-5 / आरोप- 1-45/2018-2363 ( HRMS ) -- श्रीमती अमृता खाखा, झा ० प्र० से ० ( चतुर्थ बैच ), तत्कालीन 
कार्यपालक दण्डाधिकारी, चतरा, सम्प्रति -निलंबित के विरूद्ध उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-285/ स्था ०, दिनांक 
28.04.2018 द्वारा प्रपत्र- क में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें श्रीमती खाखा के विरूद्ध 
वित्तीय अनुशासनहीनता बरतने, वित्तीय नियमावली एवं कोषागार संहिता का उल्लंघन करने तथा सरकारी धन 
की हानि करने संबंधित आरोप प्रतिवेदित किया गये हैं । पुनः उपायुक्त , चतरा के पत्रांक -346/ स्था ०, दिनांक 
31.05.2018 द्वारा द्वितीय प्रपत्र- क में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है , जिसमें इनके विरूद्ध पदीय 
कर्तव्य का निर्वहन नहीं करने , स्वेच्छाचारिता बरतने , विभागीय निदेशों का उल्लंघन करने , सरकारी कोष को 
क्षति पहुँचाने तथा कोषागार संहिता का अनुपालन नहीं करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गये हैं । 
2. श्रीमती खाखा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों की गंभीरता के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं० 
1757 ( hrms), दिनांक 23.08.2018 द्वारा इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय 
प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय , उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग निर्धारित किया गया तथा विभागीय 
संकल्प सं०-1900( hrms ), दिनांक 29.08.2018 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई । 
3. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक -36, दिनांक 15.02.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन 
समर्पित किया गया है | 


, 


2 


, 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 31 मई , 2019 
4. अतः संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत निम्नवत् निर्णय लिया जाता है 
( क ) श्रीमती खाखा को निलंबन से मुक्त किया जाता है । 
( ख ) इनके निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में बाद में निर्णय लिया जायेगा । 


Employee Name 


Decision of the Competent Authority 


SI. 
No. 


Effective Date 


( G.P.F. No. ) 


1 


2 


3 


4 


AMRITA KHAKHA 


( 110031287102 ) 


श्रीमती अमृता खाखा, झा ०प्र ० से० (चतुर्थ बैच ), 27/05/2019 
तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी , चतरा , सम्प्रति 
निलंबित को निलंबन से मुक्त किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अशोक कुमार 

खेतान , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 
जीपीएफ संख्या: BHR/ BAS / 2972 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित, 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 460 -- 


50 


